ARE 
hom 

सत्यमेव जयते 


( सं ० पटना 967 ) 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


निबंधन संख्या पी 0 टी 0 - 40 


20 कार्तिक 1944 ( श 0 ) 

पटना , शुक्रवार , 11 नवम्बर , 2022 


गृह विभाग 
( विशेष शाखा ) 


अधिसूचना 

8 नवम्बर , 2022 

सं ० एल / एच ० जी०- 14-08 / 2022-12424 - - बिहार लोक सेवा आयोग , पटना द्वारा आयोजित 66 वीं 
सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर गृह विभाग ( विशेष शाखा ) , बिहार के अंतर्गत जिला समादेष्टा के 
पद पर नियुक्ति हेतु 02 ( दो ) सफल घोषित उम्मीदवारों श्री अमित कुमार ( अनुक्रमांक - 211653 ) एवं सुश्री पूजा 
श्रीवास्तव ( अनुक्रमांक -519250 ) की अनुशंसा आयोग के पत्रांक- 23 , दिनांक - 02.09.2022 के द्वारा प्राप्त हुई । 

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में सफल घोषित उम्मीदवारों के शैक्षणिक / जाति / आवासीय प्रमाण पत्रों का 
सत्यापन कार्यक्रम विभाग में दिनांक -26.09.2022 को आयोजित किया गया , जिसमें सुश्री पूजा श्रीवास्तव 
( अनुक्रमांक - 519250 ) उपस्थित नहीं हुईं । 

3. सुश्री पूजा श्रीवास्तव , अनुक्रमांक - 519250 द्वारा समर्पित आवेदन , दिनांक -26.09.2022 द्वारा सूचित किया 
गया है कि वे बिहार लोक सेवा आयोग , पटना द्वारा आयोजित 66 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में जिला समादेष्टा के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छूक नहीं है । 

अतएव सम्यक विचारोपरांत 66 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिला समादेष्टा के 
पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी सुश्री पूजा श्रीवास्तव ( अनुक्रमांक - 519250 ) का अभ्यर्थित्व समाप्त किया जाता 
है तथा भविष्य में उक्त अनुशंसा के आधार पर उनके द्वारा इस पद पर नियुक्ति का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिमेश पाण्डेय , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 967-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


